सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 
12 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 1112 राँची, बुधवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - 


अधिसूचना 
2 नवम्बर , 2018 


संख्या-11/कच आ०- 16 -05/2013 का० 8184-- विभागीय अधिसूचना सं०-11/कच आ०-02 
04/ 2017 का०- 6474 , दिनांक 24 मई , 2017 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग 
परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली- 2017 के अनुसूची-1 में 
क्रमांक -09 के रूप में निम्नांकित अंश को शामिल करते हुए प्रतिस्थापित किए जाने का निर्णय लिया 
गया है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 12 दिसम्बर 2018 


क्र०सं० 


विभाग का 


पदनाम 


शैक्षणिक योग्यता/ अनुभव 


नाम 


| सनेटरी 

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक 
सुपरवाईजर अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेनेटरी । । 


गार्डेन 


किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से 
कृषिविज्ञान/ हार्टिकल्चर / वाणिकी में स्नातक | 


अधीक्षक 


भेटनरी | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पशु 
ऑफिसर चिकित्सा विज्ञान में स्नातक | 


| 09 . 


स्ट्रीट लाईट किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान में विद्युत में 
नगर विकास | इंस्पेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा | 
एवं आवास 

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से विधि में 
विभाग । 

सहायक स्नातक | 


विधि 


सेनेटरी 
एण्ड फुड 
इंस्पेक्टर 


किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक 
अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फुड एण्ड हाइजिन | 


राजस्व 


| किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से 
वाणिज्य / अर्थशास्त्र/ गणित/ सांख्यिकी में स्नातक 


निरीक्षक 


पब्लिसीटी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से मास 

कम्युनिकेशन एवं इसके समकक्ष विषय में स्नातक | 


सहायक 


विश्वासभाजन , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , रॉची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1112 -- 50 


